निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 कार्तिक 1931 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 2 नवम्बर 2009 


( संo पटना 557 ) 


सं० बी० / समा० - 02 - 1004 / 2009 - मं०सा० - 721 

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग 

( सामान्य शाखा) 


संकल्प 

11 जून 2009 
वेदान्त के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरू स्व० स्वामी विवेकानन्द जी ने भारत के अमूल्य 
आध्यात्मिक खजाने की महक को समग्र विश्व में फैलाने का सदा प्रयत्न किया । उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 
की थी । उनके इस महान योगदान को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक वर्ष 12 
जनवरी को श्री कृष्ण स्मारक भवन, गाँधी मैदान , पटना के परिसर में उनका जन्म - दिवस राजकीय समारोह के रूप 
में आयोजित किया जायेगा । 
आदेश आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र में जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया 
जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

नरेन्द्र कुमार सिंह, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 557-571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette .bih .nic .in 


